LAIRE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 


गजट 


असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 फाल्गुन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 140 राँची, गुरुवार , 


5 मार्च, 2020 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
28 फ़रवरी , 2020 


संख्या -5/ आरोप - 1-66/ 2017-3163 ( HRMS) -- श्री पारस नाथ यादव , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक 
632/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , चांडिल के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना में वित्तीय 
अनियमितता के आरोपों के आलोक में अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी , सरायकेला- खरसावाँ के 
न्यायालय में दायर वाद G.R.No.403/02, T.R.No.09/14 में दिनांक 04.04.2014 को पारित न्यायादेश 
में श्री यादव को भा 0 द 0वि 0 की धारा-409, 420/34 के तहत् दोषी पाते हुए धारा-409 के अन्तर्गत 
तीन वर्षों के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपये आर्थिक दण्ड एवं धारा -420 के अन्तर्गत तीन वर्षों के 
सश्रम कारावास एवं 5,000/ - रूपये आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है । 

2. अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ के न्यायालय द्वारा श्री यादव को दण्डित 
किये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-2708( HRMS), दिनांक 06.11.2018 द्वारा 
झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम-9( 2 )( ख ) के 
तहत् तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया । 


3. अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 
श्री यादव द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची में क्रिमिनल रिविजन सं0-880/ 2018 दायर 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 5 मार्च, 2020 
की गई, जिसमें दिनांक 16.05.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम न्यायादेश पारित किया 
गया , जिसका ओपरेटिव पार्ट निम्नवत् है 


. 


Heard , Perused the FIR as well as the evidence of P.Ws. 3, 5 , 6 and 7 who are the beneficiaries . 
They have deposed that they have received the money for construction of the house and Anil Singh 
Sardar took the money from them and told them that he would construct their house . In view of the 
testimony of the witnesses a prima-facie case is made out in favour of the petitioner. Accordingly, the 
judgment of conviction is , hereby, suspended during the pendency of this revision ." 

4. अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची द्वारा क्रिमिनल रिविजन सं0-880/ 2018 में 
दिनांक 16.05.2019 को पारित अंतरिम न्यायादेश एवं मामले के समीक्षोपरांत श्री पारस नाथ यादव, 
झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक -632/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चांडिल , सम्प्रति -निलंबित 
को निलंबन से मुक्त किया जाता है । 


SI. 


Decision of the Competent Authority 


Effective Date 


Employee Name 
( G.P.F. No. ) 


No. 


1 


2 


3 


4 


PARASH NATH YADAV 
( BHR/ BAS / 2823 ) 


प्रखण्ड 


श्री पारस नाथ यादव , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 28/02/2020 
क्रमांक-632 /03), तत्कालीन 
विकास पदाधिकारी , चांडिल, सम्प्रति 
निलंबित को निलंबन से मुक्त करने के 
संबंध में 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


खेतान , 


अशोक 

कुमार 
सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS/ 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 140 -- 50 


